रजिस्ट्री में . डी . एल . - 33004/ 94 


REGD. NO. D.L -33004/94 


- 


- 


- - - 


4940 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण 3 - - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 - - Sub -Section ( li ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - -- -- - 


- 


- --- - - - - 


- -- - - - -- - -- - 


- -- ------:: - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- 


सं . 175 ] नई दिल्ली , ब्रहस्पतिवार, अप्रैल 7, 1994/ चैत्र 17 , 1916 
No. 175 ] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 1994/CHAITRA 17, 1916 

= - - - - - - : - - ...- - - - - - - - 
वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 199 । 
का . प्रा . 297 ( अ ) : - --कर्नाटक , मणिपुर , गोवा तथा दमण और दीव की राज्य 
सरकारों ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 
1988 ( 1988 का 16 ) के अधीन निद्ध किार पर व्यक्तियों के विरोध की शो 
में संबंधित नीचे सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट आदेश जारी किए थे ; 

अत : अब केन्द्रीय सरकार , स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 
निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 46 ) की धारा 5 के खण्ड ( क ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि स्वापक औगधि और मनःप्रभावी 


89 ) 


GI / 94 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3(ii)] 


- - - - 


- 


पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 46 ) के अधीन केन्द्रीय 
सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के मादेश के अधीन अपनी - अपनी सरकार 
के उक्त प्रावेश अपने -अपने राज्य में निरुत किए गए व्यक्तियों को भी लाग होंगे । 


सारणी 


- 


- 


- 


राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का नाम 


राज्यपत्र प्रादेश सं . और तारीख 


दमण और दीव 


गोवा 


अधिसूचना सं . 19/ 2/ 88-एच . डी . ( जी . ), 

तारीख 19- 10- 1988, गोवा सरकार 
अधिसूचना सं . 19 /2/88-एच . डी . ( जी . ), तारीख 

19-10- 1988 
अधिसूचना सं . एच . डी . 5 पी . एन . डी . 90 , 

बंगलौर, तारीख 1- 6-1990 
मधिसूचना सं . 1/ 2( 7)/ 92-एच . , तारीस्त्र 

29 - 10 -1992 


कर्नाटक 


मणिपुर 


--- - - 


[ फा . सं , 820/ 15/ 92-पी माई टी एन डी पी एम ] 

ए . के . श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 

ORDER 


New Delhi , the 7th April, 1994 
S . O . 297( E).-.- Whereas, the State Governments of Karnataka , Manipur , Gca and Daman 
& Diu have issued the orders,specified in column ( 2 ) of the Table bclow, relating to conditions 
of detention of persons detain d under the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substanccs Act, 1988 (46 of 1988 ); 
____ Now, therefore , in excrcise of the powers conferred by Clause ( a) of sections of the Pre 
vention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988 ), 
the Central Government höreby directs that the said orders of the respectivo Goverament shall 
apply also to the persons detained, inthe tespective Statc , under the orders tithe Central Go 
yernment or of the offices of the Central Government under the Prevention ( Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988 ). 


[ भाग II -- खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


Name of State /Union Territory 


Gazettá Order Number and Date 


Daman and Diu 


Goa 


Notification Ne . 19/2 , 88- HD ( G), dated 19-10- 1988 of the 
Governmçnt of Goa . 
Notification No . 19/ 2/ 88- HD ( G ), dated 19-10-1988 . 
Notification NO . HD 5 PND 90 , Bungalore , duled 1- 6-1990 . 
Notification No. 1/2 (7)/92- H , dated 29-10-1992 


Karnataka 


Manipur 


[ F. No . 820 / 15 / 92 - PITNDPS ] 
A . K . SRIVASTAVA , Jt. Secy , 


मादेश 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1994 
का . प्रा . 298 ( अ ) : - - गुजरात, पंजाब , दिल्ली , अंदमान और निकोबार तथा असम 
की राज्य सरकारों ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण 
अधिनियम , 1988 ( 1988 का 46 ) के अधीन निमद किए गए व्यक्तियों के विरोध 
की शतों से संबंधित नीने मारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट आदेश जारी किए थे ; 


प्रतः अब केन्द्रीय सरकार , स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार 
निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 46 ) की धारा 5 के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए , निवेश देती है कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ 
अवैध व्यापार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 46 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार 
या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के प्रादेश के अधीन अपनी - अपनी सरकार के 
उक्त प्रादेश अपने - अपने राज्य में निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को भी लाग होंगे । 


सारणी 


राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम 


आदेश सं , और तारीख 


- 


- 


- 


- 


अंदमान और निकोबार 


असम 


प्रादेश सं . 4452, तारीख 9- 9- 1988 
अधिसूचना सं . पी . एल , ए . 56/ 88/ 27, तारीख 

14- 10- 1993 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I _ SEC . 3( 1)] 


- L - 


UM 


दिल्ली 


गुजरात 


au 6 ( 1 ) /88- 77 . 97 . II , arra 

20- 7- 88 
aray T . t . 7 . / 98 /Th . oft . - 4, . TH . 

ſ . 1088- 1185 , de 6 - 10- 1988 
TE 4/2 /88-3 57 III ( ft . ork . 
2 . T . ff . 7 . . )/ 212 , arcte 
18 - 1- 1989 


पंजाब 


( FT . Y . 820 / 15/92-47 71% Totafogo 

ए . के . श्रीवास्तव , संयक्त सचिव 
ORDER 

New Delhi, thu 7th April, 1994 
S . O . 298 (E ). - Whercos, the State Governments of Gujarat, Punjab , Delhi, Andaman & 
Nicobar and Assuin have issued 111c orders, sp .cil _ d in column ( 2 ) of the table below , relating 
to conditions of detention of persons detained under the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988 ); 

Now , therefore , in extTuise of the power s concurred by clause ( a )atsuction 5 Dithe Preven 
riun of Jllicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1988 (46 of 1988 ), 
The Central Governmint heicby directs that tio said orders of illo rospective Government 
shall apply also to the persons dutained , in the respectiva St: 1, , under ile orders of the Central 
Government or of the offic . rs of the Central Government under the Proveption of Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotrapic Substances Act, 1988 (46 of 1988 ) 


TABLE 


Order Number and Dale 


Name of State /Unjon 

Territory 


Andaman & Nicobar 
Assam 
Delhi 
Gujarat 
Punjab 


Order No. 4 + 5 . , dald 9-9 -1988 
Notification No . PLA 56 /88 /27, calcd 14 -10 - 1973 
Order No. F 611)/88 -HP II, dated 20 - 7- 1988 ) 
Order No . GG / 98 /SB IV - PSA - 1038 -1185 dated 6 -10 -1988 
Order No. 4 /2 /88 /381 111 (PUTNUPS )/212 , datad 18 -1- 1989 

-- - - - - 
[F . No. 820/ 15 / 92 - PITNDPS ) 
A . K , SRIVASTAVA , JI. Scy. 


- - - 


. . . - - 


- - 


- - - - 


Printed by the Manager, Govt. of Sustit Press, Ring Road . Maya Puri, Now Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994 


